निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 93 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2013 
सं0 1 स्था० -170/ 2011 -1430/वि०स० । — रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 से संबंधित वित्त विभाग 
के संकल्प सं० - 3ए -2वे०पु० -18/ 2009 - 7566 , दिनांक 14.07. 2010 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1661 
दिनांक 10. 09 . 2010 के तहत् विभागीय स्क्रिनिंग समिति की दिनांक 04.07 .2013 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के 
आलोक में कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, मार्शल , बिहार विधान सभा सम्प्रति सेवानिवृत्त को सभा सचिवालय के अधिसूचना 
संख्या -1172, दिनांक 06 .06.2011 द्वारा दिनांक 09 .08.2009 से दिये गये द्वितीय एम०ए०सी०पी० वेतन बैण्ड 
PB- 03 - 15600 - 39 ,100/ - रूपये, ग्रेड वेतन 7600 / - रूपये के लाभ को संशोधित करते हुए दिनांक 09. 08.2009 की जगह 
दिनांक 01.01. 2009 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया जाता है । 

इस संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्यता पाये जाने पर कर्मी को प्रदत्त रूपान्तरित सुनिश्चित 
वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ रद्द । संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एवं 
कम भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति कर ली / दी जाएगी । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 93 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


